शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 / 2013 -2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


www 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 800 ] 


रायपुर, सोमवार , दिनांक 25 नवम्बर 2019 - अग्रहायण 4, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 25 नवम्बर 2019 


अधिसूचना 


क . एफ 1 - 5 / 2014 / 18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क . 23 सन् 1956 ) की धारा 433 
सहपठित धारा 14 की उप - धारा (2 ) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क .37 सन् 1961 ) की धारा 355 
सहपठित धारा 32 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग 
के परामर्श से , एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 

संशोधन 


उक्त नियमों में , 

1. प्ररुप 14 - क के पश्चात् , निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्: 
"[नगरपालिका निर्वाचन 

प्ररूप 15 
अभ्याक्षेपित मतों की सूची 


* नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत ........ के पार्षदों का निर्वाचन 


मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां 


प्रविष्टि का 
क्रमांक 


मतदाता का 

नाम 


मतदाता सूची का भाग 

अनुक्रमांक 


अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे 
का निशान या हस्ताक्षर 


मतदाता का 
क्रमांक 


( 5 ) 


1599 


1600 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2019 


- 


अभ्याक्षेपित 

| पहचानकर्ता, 
व्यक्ति का । यदि कोई हो , 
पता 

का नाम 


अभ्याक्षेपकर्ता का नाम 


पीठासीन । निक्षेप वापस प्राप्त करने 
अधिकारी का पर अभ्याक्षेपकर्ता के 
आदेश 

हस्ताक्षर 
( 9 ) 

(10 ) 


(8) 


स्थान 


तारीख 


पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर 


नाम 


.... ..... .... 


* जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए ।] " 
प्ररूप - 15 ( वा ) का लोप किया जाये । 


2. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का, उप - सचिव 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


